OKI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 चैत्र 1937 ( श०) 


संख्या 2 19 राँची , बुधवार 


15 अप्रैल , 20 15 ( ई० ) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 


15 अप्रैल, 2015 


संख्या- 02 / न. वि ./ Reform- 09 / 2010-..1336 . झारखंड भवन ( पट्टा, किराया एवं निष्कासन 
नियंत्रण अधिनियम- 2011 ( झारखंड अधिनियम- 06, 2012) की धारा-( 1) की उपधारा-( 3) में उक्त अधिनियम 
के प्रभावी तिथि के संबंध में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किये जाने का प्रावधान है । 

उक्त प्रावधान के आलोक में प्रभावी तिथि नियत करने हेतु यह अधिसूचना झारखंड गजट में 
प्रकाशित की जा रही है । अधिसूचना के झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से झारखंड भवन (पट्टा, 
किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम- 2011 ( झारखंड अधिनियम- 06 , 2012) प्रभावी समझा जायेगा | 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 19 – 50 + 200 । 


